. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 वैशाख 1936 ( श० ) 
संख्या 181 राँची ,सोमवार 

28 अप्रैल , 2014 (ई०) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संकल्प 
25 अप्रैल , 2014 


संख्या -5/ आरोप- 1-493/ 2014 का . 3766 -- श्रीमती पूनम कुमारी झा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 
585/03, गृह जिला- सहरसा), तत्कालीन अंचल अधिकारी , ठाकुरगंज बिहार सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी , 
झारखण्ड द्वारा अपने पदस्थापन काल ( वर्ष 1995 -98 ) में सरकारी भूमि की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती, सरकार के 
परिपत्र की गलत व्याख्या कर चाय की खेती के लिए लीज बन्दोबस्ती तथा गैर मजरूआ आम जमीन की लीज 
बन्दोबस्ती में अनियमितता बरती गई है एवं एक ही सम्पन्न परिवार के कई व्यक्तियों के साथ सरकारी भूमि 
की लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा की गई है जैसे कि आरोप प्रपत्र क में प्रतिवेदित है । इस संदर्भ में , विभागीय 
संकल्प संख्या- 6428, दिनांक 15 नवम्बर , 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया 
गया, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी 
नियुक्त किया गया। 

( 2) श्रीमती झा के विरूद्ध संचलित विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन पत्रांक -88, दिनांक 
28 फरवरी , 2013 द्वारा प्राप्त है। श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी- सह - संचालन पदाधिकारी 
ने अपने निष्कर्ष में अंकित किया है कि सरकारी पक्ष की ओर से आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित साक्ष्य 
अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका । 


_ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 28 अप्रैल , 2014 
(3) संचालन पदाधिकारी के अधिगम की समीक्षा के क्रम में आरोप से संबंधित साक्ष्य एवं अभिलेख प्राप्त कर 
पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है । इसके अनुपालन में जिला 
पदाधिकारी किशनगंज ने पत्रांक -114, दिनांक 22 जनवरी, 2014 द्वारा वांछित साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध 
कराया गया है एवं श्रीमती झा के विरूद्ध प्रपत्र - क में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-1930 के नियम -55 के तहत पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का 
निर्णय लिया गया है । 

__ (4) तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती झा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की 
तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित 
बचाव बयान उनके ( संचालन पदाधिकारी) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध 
कराएँ । 

__ (5) श्रीमती झा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में 
जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री अशोक 
कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 , विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग , 
एच.ई. सी ., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं । जिला पदाधिकारी , किशनगंज से 
अनुरोध है कि वे अपने किसी पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करते हुए इसकी सूचना 
विभाग एवं संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ । 

____ (6) विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति 
( आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित ) श्रीमती पूनम कुमारी झा , झा0प्र0से0 एवं श्री अशोक कुमार सिन्हा, 
सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई. सी ., गोलचक्कर , 
धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी, 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 181 - 50 | 


